निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण 1936 ( AO ) 
( संo पटना 639 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 अगस्त 2014 


सं0 08 / आरो० - 01 - 95 / 2014 / सा०प्र० - 10340 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

28 जुलाई 2014 
श्री राजेश्वरी पाण्डेय , (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक - 1253 / 11 तत्कालीन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, 
पूर्णियाँ के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक - 236 दिनांक 30.01.2014 द्वारा पर्यवेक्षण गृह में बालबंदी श्री 
नंजय राय के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के आरोप एवं घरेलू कार्य कराने के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों 
के आधार पर के० हाट थाना पूर्णियाँ में कांड सं० -578 / 13 दर्ज किये जाने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री 
राजेश्वरी पाण्डेय को विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3960 दिनांक 25.03.2014 द्वारा निलंबित किया गया था एवं उक्त 
प्रतिवेदित आरोप के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से विभागीय पत्रांक - 8749 दिनांक 27 .06. 2014 द्वारा श्री 
राजेश्वरी पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर साक्ष्य एवं अभिलेखों की माँग की गयी थी । 

बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियत्रंण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 9 (7) में विहित प्रावधान 
के तहत तीन माह के अन्दर आरोप गठित नहीं हो सकने के कारण श्री राजेश्वरी पाण्डेय, बि०प्र०से० , कोटि 
क्रमांक -1253 / 11 तत्कालीन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । श्री पाण्डेय अपना योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , 
पटना में करेंगे । इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है एवं तत्संबंधी आदेश अलग 
से निर्गत किया जा रहा है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 अगस्त 2014 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 639-571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


